रजिस्ट्री सं० डी एल - 33004/ 99 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 99 


सत्यपपपपत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


7 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - ठप - खण्ड ( ii ) 
PART II- - Section 3 — Sub -section ( il) 


प्राधिकार से प्रकाशित 


११ 


-121 


PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 386 ] 
No. 386 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , खून 28, 1999 / आषाद 7 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, JUNE 28 , 1999/ASADHA 7, 1921 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


वित्त मंत्रालप 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का . आ . 503 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 80ठ की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( i ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा स्टील ऑथोरिटी ऑफ इण्डिया 
लि . द्वारा जारी किये गये चार सौ करोड़ रुपये की कुल धनराशि के प्रत्येक 
1, 00,000/ - रुपये के एफ - 1 से एफ - 40000 तक की विशिष्ट संख्या 
वाले 16 % ( कराधेय ) अपरिवर्तनीय प्रतिभूत मोचनीय बन्धपत्रों ( III सरा 
इश्यू - II श्रृंखला) को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है । 
[ अधिसूचना सं0 10972 / फा०सं० 178/ 87/ 96 - आयकर नि० - I ] 

समर भद्र, अवर सचिव 
MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenue ) 

NOTIFICATION 
New Delhi , the 28th June , 1999 

S .O . 503 (E ). - In exercise ofthe powers conferred 
by clause (ii) of sub- section ( 1 ) of section80Lof the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the 16 % ( Taxable ) Non -convertible Secured Re 
deemable Bonds (IIIrd issue - -II Series ) bearing distinctive 
numbers from F - 1 to F -40000 of Rs. 1, 00 ,000 / - each aggre 
gating to an amount of Rupees four hundred crores only , 
issued by Steel Authority of India Limited for the purpose of 
the said clause . 
[Notification No. 10972 /F .No. 178 /87/ 96 - ITA - I] 

. SAMAR BHADRA, Under Secy. 
1915G199 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून , 1999 

( आय कर ) 
का . आ . 504 ( अ ). -- आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 15 ) के उपखंड (iv ) की मद- ज द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा " रूरल 
इलैक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लि०, नई दिल्ली " द्वारा जारी किये गये उक्त 
मद के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित बन्धपत्रों को विनिर्दिष्ट करती है : 
( क ) एक सौ करोड़ रुपये की कुल धनराशि के , पचास लाख रु० 

के प्रत्येक , 7 वर्षीय 8. 70 % ( कर मुक्त ) जो 8. 70 % प्रतिवर्ष 
ब्याज वाले, अर्द्धवर्षीय देय बन्धपत्र हैं, ( Xxxvr - शृंखला ) 

( ट्रेची -I), जिनकी विशिष्ट सं० 700001 से 700200 तक है ; 
( ख ) पैंतीस करोड़ रुपये की कुल धनराशि के , पचास लाख रु० 

के प्रत्येक , 7 वर्षीय, 8 % ( कर मुक्त ) जो 8 % प्रतिवर्ष 
ब्याज वाले, अर्द्धवर्षीय देय बन्धपत्र है , ( XXXVI - श्रृंखला ) 
(ट्रेंची- II ), जिमकी विशिष्ट सं0 700201 से 700270 

तक है और 
( ग ) नको करोड़ रुपये की कुल धनराशि के , पचास लाख रु० के 

प्रत्येक , 7 वर्षीय, 8. 90 % ( कर मुमत ) जो 8. 90 % प्रतिवर्ष 
ब्याज वाले, अर्द्धवर्षीय देय बन्धपत्र हैं , ( XXXVI - श्रृंखला ) 
(टेंची-III ), जिनकी विशिष्ट सं0 700271 से 700450 


तक है । 


परन्तु उक्त मद के अधीन यह लाभ तभी ग्राह्य होगा जब ऐसे 
बन्धपत्रों का धारक अपना नाम और धृति उक्त निगम के पास पंजीकृत 
करवा देता है । 


[ अधिसूचना सं० 10973/ फा०सं० 178/ 18/ 99 - आयकर लि० - II ] 

समर भद्र, अवर सचिव 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 ( i ) ] 


- - - 


- 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June , 1999 

( INCOME- TAX ) 
S . O . 504 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by item (h ) of sub -clause (iv ) of clause (15 ) of section 10 of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govern 
ment hereby specifies 
(a ) the 7 years 8. 70 (tax free) Bonds carrying 8 .70 % 

interest per annum payable half - yearly (XXXVI 
Series ) ( Tranche - 1) bearing distinctive numbers 
from 700001 to 700200 of rupees fifty lakhs each , 
of the aggregate value of rupees one hundred 
crores only; 
thc 7 years 8 % (tax free ) Bonds carrying 8 % in 
terest per annum payable half -yearly (XXXVI 
Series) ( Tranche - II ) bearing distinctive numbers 
frorn 700201 to 700270 of rupees fifty lakhs each , 
ofthe aggregate value of rupees thirty five crores 

only , and 
(c) the 7 years 8 . 90 % (tax free ) Bonds carrying 

8 . 90 % interest per annum payable half-yearly 
(XXXVI-Series ) ( Tranche-III ) bearing distinc 
tive numbers from 700271 to 700450 of rupees 
fifty lakhs each ,of the aggregate value of rupees 

ninety crores only. 
issued by the Rural Electrification Corporation Limited , New 
Delhi for the purpose of the said item ; 

Provided that the benefit under the said item shall be 
admissible only if the holder of such bonds registers his/her 
name and the holding with the said Corporation . 
Notification No . 10973/ F. No . 178/18/ 99-ITA-I] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 1999 

( INCOME - TAX) 
S. 0 . 505 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by clause (ü ) of sub -section (1 ) of section 80L of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the CentralGovernment hereby 
specifies the taxable, unsecured and redeemable Housing and 
Urban Development Corporation Infrastructure Bonds 
(Series -I) bearing distinctive numbers from 000001 to 
2500113 of Rs. 1, 000 /- cach aggregating to an amount of 
rupees two hundred fifty crores onc lakh thirteen thousand 
only carrying interest of 15 % per annum payable half-yearly , 
issued by Housing and Urban Development Corporation Lim 
ited , New Delhi for the purpose of the said clause . 
Notification No. 10974/ F. No. 178/14/97 -ITA-1] 

SAMAR BHADRA , Under Secy. 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 28 जून , 1999 

( आय कर ) 
का . आ . 506 ( अ ) . - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 10 के खंड ( 15 ) के उपखंड (iv ) की मद ( ज ) द्वारा 
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा वित्त वर्ष 
1998 - 99 के लिए न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि . द्वारा 
जारी किये गये एक सौ पच्चीस करोड़ रुपये की धनराशि के प्रत्येक एक 
लाख रुपये के 10.5 % प्रतिवर्ष ब्याज पाले न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन 

ऑफ इण्डिया लि . कर - मुक्त बाण्ड्स ( शृंखला- XII ) जिनकी विशिष्ट 
सं० एम - 11 टी - 1500001 से एम - 11 टी - 1512500 है, को उक्त मद के 
प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है । 


परन्तु यह लाभ उक्त मद के अधीन तभी ग्राहय होगा जब ऐसे 
बन्धपत्रों का प्रत्येक धारक अपना नाम तथा धृति उक्त निगम के पास 
पंजीकृत करवा देता है । 


अधिसूचना 


[ अधिसूचना सं० 10975/ फा०सं० 178/ 25 / 99 - आयकर मि० -I ] 


नई दिल्ली, 28 जून, 1999 

( आय कर ) 
का . आ . 505 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 80ठ की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) द्वारा प्रदस शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट 
कारपोरेशन लि ., गई दिल्ली द्वारा जारी किये दो सौ पचास करोड़, एक 
लाख तेरह हजार रुपये की कुल धनराशि के प्रत्येक एक हजार रुपये के 
15% प्रतिवर्ष ब्याज वाले अर्द्धवार्षिक देय, कराधेय, अप्रतिभूत और विमोध्य 
हाऊसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड्स (श्रृंखला 
I ), जिनकी विशिष्टि सं० 000001 से 2500113 है , को उक्त खंड के 
प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है । 
[ अधिसूचना सं0 10974/ फा०सं० 178/14/97 - आयकर नि०-I] 

समर भद्र, अवर सचिव 


समर भद्र, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 1999 

(INCOME- TAX ) 
S . O . 506 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by item ( h ) of sub - clause (iv) of clause (15) of section 10 of 
the Income -tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Govern 
ment hereby specifies the Nuclear Power Corporation of 
India Limited tax -free bonds ( Series XII) carrying an inter 
est of 10 5 % per annum for financial year 1998 -99 of rupces 
one lakh each for an amount of rupees one hundred twenty 
five crores only bearing distinctive numbers from 
MIT1500001 to M11T1512500 issued by the Nuclear Power 
Corporation of India Limited , for the purpose of the said 
item : 


[ भाग IITE : 5 (ii) ] 


Provided that the anafit under the said item shall 
be admissible only if each Lolder of such bonds registers his 
name and the holding ti; . the said Corporation . 
( Notification No. 10975/ FNo . 178/ 25 /99 -ITA-1] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 


nutnbers BIF - 200001 to 814714 of the face value 
of rupees five thousand each , issued by the In 
dustrial Development Bank of India , Mumbai in 
its public issue of bonds in Flexibond -5 Series, 
for the purpose of the said clause. 
[ Notification No . 10976 / E. No . 178/16/ 99-ITA-I] 

SAMAR BHADRA , Under Secy. 


अधिसूचना 

( आयकर ) 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का. आ . 508( अ ). -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 808 की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया 
लि ., मई दिल्ली द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ जारी दो सौ करोड़ रुपये मात्र 
की धनराशि के अर्द्धवार्षिक देय 13 .5 % प्रतिवर्ष व्याज वाले प्रत्येक 1000/ 
रु. के जी .- 0000001 से जी .- 2000000 तक की विशिष्ट संख्या वाले 
पावर ग्रिड बॉण्डों ( VII वर्ग निर्गम ) के स्वरूप में 5 वर्षीय 13.5 % 
प्रतिशत मोचनीय अपरिवर्तनीय और कराधेय डिबेंचरों, को विनिर्दिष्ट करती 


[ अधिसूचना सं. 10977 / फा. सं. 178/ 24/ 99 - आयकर नि .-1 ] 

समर भद्र , अपर सचिव 


( अधिसूचना ) 

आयकर 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का . आ . 507 ( अ ). - आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 
43 ) की धारा 80ठ की उपधारा ( I ) के खण्ड ( ii ) में प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा भारतीय औद्योगिक विकास 
बैंक, मुंबई द्वारा फ्लैक्सी - 5 श्रृंखला में बाण्डों के अपने सार्वजनिक निर्गम 
में उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ बाण्डों के स्वरूप में डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट 
करती है , अर्थात् : 
( i ) प्रत्येक पांच हजार रुपये के अंकित मूल्य के भारतीय 

औद्योगिक विकास बैंक रेगुलर इनकम बाण्ड जिनकी विशिष्ट 

संख्या बी आर I 1000001 से 3222046 तक है । 
( ii ) प्रत्येक पांच हजार रुपए के अंकित मूल्य के बी जी I 

50001 से 170219 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय 

औद्योगिक विकास बैंक ग्रोविंग इन्टरेस्ट बाण्ड , 
( iii ) प्रत्येक पांच हजार तक के अंकित मूल्य के बी एम ओ 

00001 से 43021 तक विशिष्ट संख्या वाले भारतीय 

औधोगिक विकास बैंक मल्टी ऑपरेशम बाण्ड, 
(iv ) प्रत्येक पांच हजार रुपए के अंकित मूल्य के बी आई एफ 

200001 से 814714 तक की विशिष्ट संख्या वाले भारतीय 

औद्योगिक विकास बैंक इन्फरास्ट्रक्चर ( टैक्स - सेविंग ) 

बाण्ड्स । 
[ अधिसूचना सं० 10976/ फा०सं० 178 /16/ 99 - आयकर नि० I ] 

समर भद्र, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 28th June, 1999 

S . O . 507 (E ). - In exercise of the powers conferred 
by clause ( ii ) of sub -section (1 ) of section 80L of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the debentures, in the nature of bonds, namely: - - 
(i) the Industrial Development Bank of India Regu 

lar Income Bond bearing distinctive numbers 
BRI- 1000001 to 3222046 of the face value of 

rupees five thousand each ; 
( ii ) the Industrial Development Bank of India Grow 

ing Interest Bond bearing distinctive numbers 
BGI- 50001 to 170219 of the facevalue of rupees 

five thousand each ; 
( ii ) the Industrial Development Bank of India Multi 

Option Bond bearing distinctive numbers BMO 
00001 to 43021 of the face value of rupees five 

thousand each ; and 
( iv ) the Industrial Development Bank of India Infra 

structure (tax -saving) Bonds bearing distinctive 


NOTIFICATION 

. (INCOME- TAX ) 

New Delhi , the 28th June, 1999 
S. O . 508( E). --In exercise of the powers conferred by 
clause ( i ) of sub -section ( 1 ) of section 80L of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies 5 years 13. 5 % secured redeemable non- convertible 
and taxable .debentures in the nature of bonds Power Grid 
Bonds ( VIlth issue ) bearing distinctive numbers from G 
0000001 to G- 2000000 of Rs . 1000/ - each , carrying an 
interest of 13.5 % per annum , payable half -yearly aggregating 
to an amount of Rupecs two hundred crores only issued by 
the Power Grid Corporation of India Limited , New Delhi 
for the purpose of the said clause , 
[ Notification No. 10977/ F. No. 178/ 24/ 99-ITA-I] 

SAMAR BHADRA , Under Secy . 


अधिसूचना 

( आयकर ) 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का . भा . 509 ( अ ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 80ठ की उपधारा (I ) के खंड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टील अर्थोरिटी ऑफ इण्डिया 
लि. द्वारा उक्त खंड के प्रयोजनार्थ जारी एम - 1 से एम 27000 तक की 
विशिष्ट संख्या वाले दो सौ सत्तर करोड़ रुपये मात्र की धनराशि के वार्षिक 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3( ii )] 


( VII- Issue, I- Series) of Rs . 1,00,000/- each carrying an 
interest of 14 .5 % per annum , payable half-yearly for an 
amount of Rupees 497 crores bearing distinctive numbers 
from L - 1 to L -49700 issued by the Steel Authority of India 
Limited , New Delhi for the purpose of the said clausc. 
[ Notification No. 10979/ F. No. 178/88/97-ITA-I] 

SAMAR BHADRA, Under Secy . 


देय 13.5 % प्रतिवर्ष व्याज वाले , प्रत्येक 1,00 ,00/ - रु. के बॉण्डों ( VII 
निर्गम-II श्रृंखला) के स्वरूप में 5 वर्षीय 13. 5 % प्रतिभूत, मोचनीय 
अपरिवर्तनीय और कराधेय डिबेंचरों, को विनिर्दिष्ट करती है । 
[ अधिसूचना सं . 10978 / फा . सं . 178/ 32/ 98 - आयकर नि . -I ] 

समर भद्र, अवर सचिव 
NOTIFICATION 

(INCOME- TAX) 

New Delhi, the 28th June , 1999 
S. O . 509( E ). In exercise of the powers conferred by 
clause (ii) of sub - section ( 1 ) of section 80L of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the 5 years 13. 5 % secured , redeemable , non 
convertible and taxable debentures in the nature of bonds 
( VII - Issue, II - Series ) of Rs. 1, 00, 00 / - each carrying an 
interest of 13.5 % per annum , payable half-yearly for an 
amount of Rupees two hundred seventy crores only bearing 
distinctive numbers from M - 1 to M - 27000 issued by the 
Steel Authority of India Limited , New Delhi for the purpose 
of the said clause . 
[ Notification No . 10978/ E. No. 178/32/ 98-TrA-I] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 


अधिसूचना 

( आयकर ) 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का . आ . 511 ( अ ). - आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 80ठ की उपधारा ( 1 ) के खंड (ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया 
लि ., नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये दो सौ करोड़ रुपये की धनराशि 
के अर्द्धवार्षिक देय प्रत्येक 1,00,000 /- रु. के 5 वर्षीय 16 % प्रतिवर्ष 
ब्याज वाले 16 % प्रतिभूति , विमोच्य, अपरिवर्तनीय और कर योग्य ऋणपत्र 
के स्वरूप के बॉण्ड्स ( VI निर्गम शृंखला-I) , जिनकी विशिष्ट सं . 
के - 1 से के - 20000 तक है , को उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती 
है । 


[ अधिसूचना सं. 10980/ फा . सं. 178/26/97 - आयकर नि. -I ] 

समर भद्र, अवर सचिव 


अधिसूचना 

( आपकर ) 

नई दिल्ली , 28 जून, 1999 
का . आ . 510 ( अ ) . -- आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 80ठ की उपधारा ( 1 ) के खंड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया 
लि ., नई दिल्ली द्वारा जारी किये गये चार सौ सतानवे करोड़ रुपये की 
धनराशि के अर्द्धवार्षिक देय प्रत्येक 1, 00 ,000/ - रु. के 7 वर्षीय 14.5 % 
प्रतिवर्ष व्याज वाले 14.5 % प्रतिभूति , विमोच्य, अपरिवर्तनीय और कर 
योग्य ऋणपत्र के स्वरूप के बॉण्ड्स ( VIIषां का निर्गम शृंखला-1), 
जिनकी विशिष्ट सं. एल-1 से एल -49700 तक है, को उक्त खण्ड के 
प्रयोजनार्थ विनिर्दिष्ट करती है । 


NOTIFICATION 

( INCOME- TAX ) 
New Delhi, the 28th June, 1999 
S .O . 511 (E ). - In exercise of the powers conferred by 
clause ( ii ) of sub - section ( 1) of section 8OL of the Income 
tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the 5 years 16 % secured , redeemable, non 
convertible and taxable debentures in the nature of bonds 
( VI-Issue , I-Series) of Rs . 1,00 ,000 /- each carrying an 
interest of 16 % per annum , payable half-yearly for an 
amount of Rupees two hundred crores only bearing 
distinctive numbers from K - 1 to K -20000 issued by the Steel 
Authority of India Limited , New Delhi for the purpose of 
the said clause. 
[ Notification No. 10980/ F. No. 178/ 26/ 97-ITA-I] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 
अधिसूचना 


[ अधिसूचना सं . 10979 / फा . सं . 178/ 88/ 97 - आयकर नि . -I ] 


समर भद्र, अवर सचिव 


NOTIFICATION 

(INCOME- TAX ) 
New Delhi, the 28th June, 1999 
S .O . 510 (E ) - In exercise of the powers conferred by 
clause ( ii ) of sub - section ( 1) of section 80L of the Income 
tax Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the 7 years 14 .5 % secured , redeemable, non 
convertible and taxable debentures in the nature of bonds 


( आयकर ) 

नई दिल्ली, 28 जून , 1999 
का . मा . 512 ( अ ). - आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 808 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ii ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा स्टील अथोरिटी ऑफ 
इण्डिया लि . मई दिल्ली द्वारा उक्त खण्ड के प्रयोजनार्थ जारी जी - ( 1 ) से 


[ भाग 1 - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


जी - 31000 तक की विशिष्ट संख्या वाले तीन सौ दस करोड़ रुपये मात्र 
की धनराशि के अर्द्ध वार्षिक देय 17 % प्रतिवर्ष व्याज वाले बाण्डों 
(IV/निर्गम - I शृंखला) के स्वरूप में प्रत्येक 1, 00, 000/- रु . के , 5 वर्षीय 
17 % प्रतिभूत, मोचनीय, अपरिवर्तनीय और कराधेय डिबेंचरों को विनिर्दिष्ट 
करती है । 
[ अधिसूचना सं. 10981 / फा . सं. 178/ 33 /96 - आयकर नि . I] 

समर भद्र, अपर सचिव 
NOTIFICATION 

( INCOME TAX ) 

New Delhi, the 28th June, 1999 
S . O . 512 ( E ). - In exercise of the powers conferred 
by clause ( ii ) of sub -section ( 1) of Section 80L of the Income 
tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby 
specifies the 5 years 17 % secured , redeemable , non 
convertible and taxable debentures in the nature of bonds 
(IV -Issuc, I-series ) of Rs. 1, 00 ,000 /- cach carrying an interest 
of 17 % per annum , payable half -yearly for an amount of 
rupees three hundred ten crores only bearing distinctive 
numbers from G - 1 to G - 31000 issued by the Steel Authority 
of India Limited , New Delhi for the purpose of the said 
clause . 
INotification No. 10981/ F. No . 178/ 33/ 96 -ITA- II 

SAMAR BHADRA , Under Secy. 


ग्रामीण विकास बैंक द्वारा उक्त मद के प्रयोजनार्थ जारी टी एफ बी II 
0001 से टी एफ मी II 10000 तक की विशिष्ट संख्या वाले एक सौ 
करोड़ रुपये की धनराशि के प्रत्येक एक लाख रुपए के 7 वर्षीय अवधि 
के लिए अर्द्धवार्षिक देय 8. 25 % प्रतिवर्ष व्याज वाले राष्ट्रीय कृषि और 
ग्रामीण विकास बैंक कर मुक्त बाण्डस 2004 ( II श्रृंखला) को विनिर्दिष्ट 
करती है । 

बशर्ते कि उक्त मद के अन्तर्गत यह लाभ तभी ग्राह्य होगा यदि ऐसे 
बंधपत्रों का प्रत्येक धारक अपना नाम और धृति उक्त बैंक के पास पंजीकृत 
करा देता है । 
[ अधिसूचना सं. 10982/ फा . सं. 178/9 /98 - आयकर नि . I ] 

- समर भद्र, अपर सचिष 


NOTIFICATION 

New Delhi, the 28th June, 1999 
· S . O . 513 (E ). — In exercise of thc powers conferred 
by item (h ) of sub -clause (iv ) of clause ( 15 ) of Section 10 of 
the Income- tax Act , 1961 (43 of 1961), the Central 
Government hereby specifies the National Bank for 
Agriculture and Rural Development Tax - free Bonds- 2004 
( II- Series) carrying an interest of 8. 25 % per -annum payable 
half-yearly for a period of 7 years of rupees one lakh each 
for an amount of rupees one hundred crores bearing 
distinctive numbers from TFB 11 0001 to TFB II 10000 issued 
by National Bank for Agriculture and Rural Development 
for the purpose of the said item : 

Provided that the benefit under the said item shall be 
admissible only if each holder of such bonds registers his 
name and the holding with the Bank . 
Notification No . 10982 / F. No. 178/ 9 / 98 -ITA -I ] 

SAMAR BHADRA, Under Secy. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 28 जून, 1999 
का . आ. 513 ( अ ). -- आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खण्ड ( 15 ) के उपखण्ड ( iv ) की मद ( ज ) द्वारा प्रदत 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा राष्ट्रीय कृषि और 


191541 - 2 


Printed by the Manager , Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, Now Delhi-110064 

And Published by the Controller of Publications , Delhi -110054 


